रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


"रत = राज़जपत्र 
Che Gazette of India 


Ot. Gh. -SV.We.-37.-2622023-250898 
CG-DL-E-2622023-250898 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग Il—avs 3----उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 529] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष I, 945 
No. 529] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSHA I, 945 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 22 दिसम्बर, 2023 


का.आ. 5449(अ).--- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 4956 (4956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (() के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ie Sl चना संख्या का.आ. 3876(E) तारीख 0/09/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग Ul, खण्ड 3, उपखंड (ii) A प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH50A के 
डिजाइन किमी 440.600 ala किमी 443.740) किमी 447.900 (मौजूदा किमी 447.60) डिजाइन करने के लिए 
( de et पी हलियार खंड) TH के निर्माण (चौड़ीकरण / 4-लेन का बनाना आदि),अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए 
उस से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05 सितम्बर 
2023 " को "प्रजावाणी" और '"डेक्कन हेराल्ड" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और 
उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (॥) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (॥) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


792) GI/2023 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3a की उपधारा 2) के अनुसरण में का घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 50A के डिजाइन किमी 440.600 (मौजूदा किमी 443.740) किमी 
444.900 (मौजूदा किमी 447.640) डिजाइन करने के लिए (हिरियूर - हुलियार खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली 
संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। 


राज्य का नाम: कर्नाटक जिले का नाम: चित्रदुर्गा 


क्रमिक | सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति|| भूमि का क्षेत्रफल || भूस्वामी/ हितबद्ध 

संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
fi | 2 7 ee ee eee 
तालुक का नाम: होसदुर्गा 


गांव का नाम: चिक्काबैलदाकेरे 

। 43/ निजी ड्राय 0.0202|मिंगप्पा पुत्र दासप्पा, 
एम. दासप्पा पुत्र 
मंगप्पा 

गांव का नाम: दोड्डाबैलदाकेरे 

2 462 निजी ड्राय/एँन्‌एके 0.595|एन लोकेश पुत्र 
नरसिम्हैया को मार 
डाला गया 

3 35/ निजी ड्राय 0.40॥|परन्ना पुत्र करियप्पा 
बी के रमैया पुत्र 
करियप्पा करियप्पा 
पुत्र किट्टप्पा 

4 35/6 निजी ड्राय 0.4202||सत्य नारायण पुत्र बी 
एल रमेश, बी ई 
नागराज पुत्र UAT 


5 36 अन्य (गवर्नमेंट/प्राइवेट) |ड्राय/खराब 0.075|कांचीग प्पा पुत्र 
सुल्लुवरदप्पा, इरप्पा 
लोकेश्वरप्पा और अन्य 


री 37 अन्य (गवर्नमेंट/प्राइवेट) |ड्राय / खरब 0.055|उलुबन्नी area, 
उपनिदेशक खान एवं 


[भाग ]--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


भूविज्ञान विभाग 
चित्रदुर्ग, 


मल्लिकार्जुनप्पा, 
चित्तम्मा पत्नी जम्पैया, 


केंचम्मा, कलैया, 
चिक्षम्मा, केंचैया, 
AAT 


ड्राय 0.0425|डिड्ैया पुत्र 
कुरुब॒ुवरदप्पा बी एल 
जयप्रकाश पुत्र 
FHT, नागराजू, 
BACT और अन्य 


40/43 g 0.0475||srz शशिदरा पुत्र बी 
के रमैया 

40/44 ड्राय 0.0475||बी के रमैया पुत्र 
करियप्पा 


40/45 ड्राय 0.0303|परच्ना पुत्र करियप्पा 


40/8 ड्राय 0.040|करियम्मा पत्नी 
स्वर्गीय हनुमंतप्पा 
दुर्गैया पुत्र स्वर्गीय 
लक्षप्पा, कंथाराजू, 
सुशीलम्मा, लक्ष्मम्मा, 
गंगाधारा 

40/9 ड्राय 0.0404|थिमैया पुत्र करियप्पा 
AH पुत्र करियप्पा, 
बेविनलप्पा पूत्र 
करियप्पा, 
मल्लिकार्जुन पुत्र 
स्वर्गीय मरियप्पा 


98/' ड्राय 0.463|विरदप्पा पुत्र वरदप्पा 
एके 
44 98/2 निजी ड्राय 0.505|श्रीनिवास जे बी पुत्र 
बसवराज 


तालुक का नाम: हिरियुर 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


गांव का नाम: उदावल्ली 

45 6/ निजी are 0.0303|सियद अजगर पूत्र 
सैयद अफजाल 

46 6/7 निजी विट 0.045|लियाकत अली हुसैन 
पुत्र इनायत Sear 


गांव का नाम: इदलगेनहल्वी 


7 30/5 निजी Tp 0.425|आर चिदानंद पुत्र 
8 30/6 निजी एन्‌एके 0.0025|आर चिदानंद पूत्र 


9 48/4 निजी ड्राय 0.438|बुंदादेवी एम एस पत्नी 
स्वर्गीय TAT कुमार, 
सुमंत खादी पुत्र 
स्वर्गीय TAT कुमार 
नाबालिग अभिभावक 
मां बृंदादेवी 


कुल योग 2.4035 


[फा. सं. 2037/57/20l6-KNT(P-6)/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd December, 2023 

S.O. 5449(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 3876(E) Dated:0/09/2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- 
section (ii) issued under sub-section (l) of section 3A of the National Highway Act, 956 (48 of 956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening / four laning etc.),Maintenance, management and operation 
of NHI50A in the stretch of land from design Km 40.600 (Existing Km 43.740) to design Km 44.900 (Existing 
Km 447.60) (Hiriyur - Huliyar Section) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajavani” and “Deccan Herald” 
both dated 05th september 2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and 


settled the same appropriately; 


And whereas, in pursuance of sub-section (l) of section 3D of the said Act, the competent authority has 


submitted its report to the Central Government; 


[भाग I—ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (.) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 


specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 


vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 
SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from 
design Km 40.600 (Existing Km 43.740) to design Km 44.900 (Existing Km 447.60) (Hiriyur - Huliyar 
Section) of NH 50A in the state of KARNATAKA 


State: KARNATAKA District: CHITRADURGA 


Survey/Plot Type of Land Nature of 
Number Land 


Taluk: Hosdurga 


Village: Chikkabyladakere 


3/] Private Dry 0.0202||Mangappa S/o 
Dasappa, 
M.Dasappa S/o 
Mangappa 


Village: Doddabyladakere 


2 62 Private Dry/NAK 0.595||N Lokesh S/o 
Narasimhaiah 
Allinated 

3 Dry 

। 

i 


35/ Private 0.]0॥ ||? S/o 
Kariyappa 3 K 
Ramaih S/o 
Kariyappa 
Kariyappa S/o 
Kittappa 


35/6 Private Dry 0.4202)|Satya narayana S/o 
B L Ramesh, 3 E 
Nagaraj S/o Eranna 


36 Common (Government/Private) |/Dry/Kharab 0.075||Kanchigappa S/o 
Sulluvaradappa, 
Erappa S/o 
Jampaiah, 
Chidanandaiahm, 
Lakkanmma, 
Lokeshwarappa & 
others 

37 Common (Government/Private) ||Dry / 0.055}}Ullubanni Kharabu, 

Kharaba Deputy Director 

Mines and jeology 
department 
Chitradurga, 
Mallikarjunappa, 
Chittamma W/o 
Jampaiah, 
Kenchamma, 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


Kalaiah, 
Chikkamma, 
Kenchaiah, 
Lakkappa 

7 39 Private Dry 0.0!25)|Doddaiah S/o 
Kurubuvaradappa B 
L Jaiprakash S/o 
Lakkappa, 
Nagaraju, 
Kariyappa & others 


4 40/3 Private Dry 0.075)|R Shashidara S/o B 
K Ramaiah 

a 40/4 Private Dry 0.0!75)|B K Ramaiah S/o 
Kariyappa 

0 40/5 Private Dry 0.0303)|Paranna S/o 
Kariyappa 


il 40/8 Private Dry 0.0I0I)|Kariyamma W/o 
Late Hanumantappa 
Durgaiah S/o Late 
Lakkappa, 
Kantharaju, 
Sushilamma, 
Lakshmamma, 
Gangadhara 

2 40/9 Private Dry 0.0404) |Thimmaiah S/o 
Kariyappa 
Lakkappa S/o 
Kariyappa, 
Bevinalappa S/o 
Kariyappa, 
Mallikarjun S/o 
Late Mariyappa 


3 98/ Private Dry 0.63]|Varadappa S/o 
Varadappa AK 

4 98/2 Private Dry 0.505]|Srinivasa J B S/o 
Basavaraja 


Taluk: Hiriyur 


Village: Udavalli 

5 (6/] Private Wet 0.0303)|Syed Azger S/o 
Syed Afjal 

6 6/7 Private Wet 0.045||Liyakath Ali 
Hussain S/o Inayath 
Ulla 


Village: Iddalagenahalli 


(7 30/5 Private NAK 0.25|/R Chidanand S/o 
Rajanna 

8 30/6 Private NAK 0.0025)|R Chidanand S/o 
Rajanna 


9 48/4 Private Dry 0.38)|Brindadevi M S 
W/o late Prasanna 
kumar, Sumanth 
Khadi S/o late 
Prasanna Kumar 
minor guardian 


[भाग ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


Total 2.4035 


[F. No. 2037/57/20l6-KNT(P-6)/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-]0054. jusvosxumar 


VERMA 


